निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 297 ) 


1 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार, 20 फरवरी 2015 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 


19 फरवरी 2015 


सं0 अ0सं0क0 31-01/2014 - 3161 — विभागीय अधिसूचना संख्या- 664 दिनांक 24 . 03 . 2014 द्वारा ( डा0) मंसूर 
अहमद एजाजी, सेवा निवृत्त संयुक्त सचिव (बि0प्र0से0) को पुर्ननियोजित किया गया है । उक्त अधिसूचना के चौथी पंक्ति में 
“ एक वर्ष के लिए पुर्ननियुक्त " के स्थान पर “ अगले आदेश तक " पढ़ा जाय । 
2 . बाकी सभी शर्ते यथावत रहेगी । 

बिहार -राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी , 
सरकार के प्रधान सचिव। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 297 -571 + 25-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


